सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 70 


10 पौष , 1938 ( श०) 
राँची, शनिवार , - 

31 दिसम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 
14 दिसम्बर , 2016 


संख्याः-5/ आरोप -1- 53/ 2015 का . 10608-- श्री देवेन्द्र भूषण सिंह, तत्कालीन उप विकास 
आयुक्त , छूटी , सम्प्रति - निलंबित के विरूद्ध उपायुक्त , खूटी के पत्रांक -621/ गो०, दिनांक 
12 अगस्त , 2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक, खूटी के पत्रांक-2270/ गो०, दिनांक 12 अगस्त , 2015 को 
संलग्न करते हुए सूचित किया गया कि नाबालिग लड़की के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने के आरोप में 
श्री सिंह के विरूद्ध खूटी थाना कांड सं०-121/15, दिनांक 15 जुलाई , 2015 धारा-354(ए)/ 354( बी )/509 
भाद०वि० एवं 12 पोस्को अधिनियम , 2012 दर्ज किया गया है । अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त 
श्री सिंह के विरूद्ध साक्ष्य पाया गया है एवं माननीय न्यायालय से इनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राप्त 
किया गया है । 

2. श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभागीय आदेश सं० 
7307, दिनांक 13 अगस्त, 2016 द्वारा इन्हें असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 31 दिसम्बर, 2016 
नियमावली, 1930 के नियम-49क -( 1)( ख ) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका 
मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , दक्षिणी छोटानागपूर प्रमंडल , राँची निर्धारित किया गया । 

3. श्री सिंह के द्वारा दिनांक 21 सितम्बर , 2016 को एक आवेदन समर्पित किया गया है , 
जिसमें इनके द्वारा निलंबन की अवधि 12 माह से अधिक हो जाने के फलस्वरूप जीवन यापन भत्ता 
में बढ़ोतरी हेतु अनुरोध किया गया है । 

___ 4. श्री सिंह से प्राप्त आवेदन के समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम - 10( क ) (i) के तहत श्री देवेन्द्र भूषण सिंह, झा०प्र०से० , 
सम्प्रति - दिनांक 13 अगस्त , 2015 से निलंबित , के जीवन निर्वाह अनुदान की देय राशि से 50 % 
बढ़ाई जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 70 - - 50 


